176 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26, 2002 (CHTR. 5 , 1924 SAKA) 


[ PART I 


संख्या डी0 एल0/ 744. ~-जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 17 जून , 1985 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 7,500 रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 6,500 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


. 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee. 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी0 एल 0/ 749. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 24 जून, 1985 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 7,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 17 फरवरी, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे 
अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 6,200 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits, stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी 0 एल0/ 785. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 10 अक्तूबर , 1991 को नोटिस दिया 
गया था , जिस. में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 11 मार्च, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 10,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank - debits , stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan . 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties . 


संख्या डी 0 एल 0 / 790.-- जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 28 जनवरी, 1985 को नोटिस 
दिया गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 18 मार्च, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे 
अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 10,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


. 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits, stores , stock, machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personalsecurity of the loanee. 
3. Personal security of the sureties. 


